रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शनिवार , जुलाई 14 , 2018 / आषाढ़ 23 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 14 , 2018 /ASHADHA 23 , 1940 
NEW DEI 


सं . 2682 ] 
No. 2682] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 जुलाई 2018 
का . आ . 3453( अ). – केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 1278( E) तारीख 09.03. 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH217 के कि . मी . 0 से कि . मी .2. 072 ( ऑफिस ऑफ़ थे कलेक्टर & डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 
छतरपुर ) तक के भूखण्ड पर 4 लेन आरओबी और इसकी पहुंच मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 15. 04. 2018 को " धरती " और 
" अनुपम भारत " तारीख 14. 04. 2018 दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 


4044 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH217 के कि . मी . 0 से कि . मी . 2.072 ( ऑफिस ऑफ़ थे कलेक्टर & Dिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट , छतरपुर ) 

के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: उड़ीसा 
क्रमिक सर्वेक्षण 
संख्या संख्या 


जिले का नाम: गंजाम 
भूमि का प्रकार भूमि की 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


प्रकृति 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टर में ) 

5 


2 
तालुक का नाम: छतरपुर 
गांव का नामः अरज्यापल्ली 
110 

निजी 


बगायत ३ 


| 0 .0654 


| कोबिला इंदु स्वामी पिता- क रंगनिकुला 
स्वंय 


111 


सरकार 


पतिता 


| 0 . 4 


गवर्नमेंट 


111 / 1609 | निजी 


घरबारी 


| 0.0703 


| कबीला इंदु स्वामी पिता क रंगनायकुलु 


निजी (इंस्ट्रीज ) 


| 0.2432 


इंस्ट्रीज 
प्राइवेट स्ट्रीज 
बगायतर 


| आई आर इ पवत ल्टा 
() 


| 115 


| निजी (बगायतर ) 


| 0.937 


| बिस्वनाथ पत्र पिता बैनी पत्र 


115 / 1504 | निजी 


| रेलवे 


| 0 .1719 


| आई आर इ पवत ल्टा 


( ) 


140 


सरकार 


ग्रामा 


| 0. 0415 


| गवर्नमेंट 
( ) 
गवर्नमेंट 


141 


सरकार 


गोचर 


| 0.1457 


| 142 


सरकार 


पतिता 


| 0.0813 


गवर्नमेंट 


1 ) 


1556 


सरकार 


पतिता 


| 0.076 


गवर्नमेंट 


556 / 2405 | निजी 


घरबारी 


| 0. 0057 


सनापल्ली लक्ष्मी पत्नी स सहदेव 


556 / 1538 | निजी 


प्राइवेट 


| 0. 0043 


सनापल्ली पारवती पत्नी स नारायण 


| 556 / 1539 निजी 


घरबारी 


0 .0111 


| गोविंदा करिदु पिता ग रमैया 


10 


556 / 1556 निजी 


घरबारी 


| 0. 0112 


| आंका भीमूदु पिता अ चेन्नैया 


556 / 1557 | निजी 


घरबारी 


0 . 0108 


आंका चन्द्रेया पिता अ मलेसु 


556 /19 


निजी 


घरबारी 


0 . 0112 


| आंका भीमूदु पिता अ चेन्नैया 


| 144 


सरकार 


ग्रामकथा 


0 .0281 


गवर्नमेंट 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 143 


सरकार 


पतिता 


0 . 0338 


गवर्नमेंट 


146 


सरकार 


ग्रामकथा 


0 . 0569 


गवर्नमेंट 


147 


सरकार 


0.0732 


गवर्नमेंट 


बस्ती ज़ायो 
जोग्यो 
घरबारी 


( ) 


147 / 1659 | निजी 


0 . 0061 


पारबती साहू पत्नी इस्वर साहू 


O 


| 159 


सरकार 


रो 


0 . 0404 


प वी 


| 158 


निजी 


घरबारी 


0 . 0111 


गवर्नमेंट 


158 /1494 | निजी 


घरबारी 


0 . 0022 


सुबाषा च पां पिता नरसिंघा 


158 / 1496 | निजी 


घरबारी 


0 .0123 


रमा कृष्णा पटनायक पिता खाली 


158 / 1495 निजी 


घरबारी 


| 0 .0122 


कबिता अग्रवाल बेटी रामस्वरूप अग्रवाल 


गांव का नाम: माटीखाला 
| 535 निजी 


इंस्ट्रीज 


| 0 .0044 


| आई आर इ पवत ल्टा 


| 535 / 825 


निजी 


इंस्ट्रीज 


| 0.0533 


| आई आर इ पवत ल्टा 


530 /824 


निजी 


इंस्ट्रीज 


0. 4131 


आई आर इ पवत ल्टा 


620 / 831 


निजी 


इंस्ट्रीज 


| 0. 4501 


आई आर इ पवत ल्टा 


621 


निजी 


इंस्ट्रीज 


| 0.1143 


आई आर इ पवत ल्टा 


622 


निजी 


इंस्ट्रीज 


0. 1781 


आई आर इ पवत ल्टा 


कुल 


3 . 7762 


[ फा . सं . RW/ NH/ 12014/ Odisha( 2)/14 - S & R( B) Pt. I/ 3D ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th July, 2018 
S .O . 3453 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S.O number 1278 (E ) dated 09.03. 2018 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section (ii) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for construction of 4 Lane ROB & its approaches in place of existing level crossing at 
Km 1. 3 of NH -217 (New NH -516 ) Maintenance , management and operation of NH217 on the stretch of land from Km 0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


to Km 2 .072 in the district of GANJAM in the state of ODISHA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Dharitri” on dated 15 .04 .2018 
and “ The Anupam Bharat” on dated 14 .04.2018 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


0 .2432 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land surveyed from 
( Arjyapalli ,Matikhal) Km 0 /0 to 2/072 (Construction of 4 lane ROB & its approaches in place of existing level crossing 

at km 1. 3 of NH -217 , New NH -516 ) in the district ofGANJAM in the state of ODISHA 
State : ODISHA 

District : GANJAM 
Sr . Survey Type of Land Nature of Area in Name of the Land Owner /Intrested 
NO . Number 

Land Hectre 

Person 

Part Survey No: 
3 4 5 

6 
Taluk : CHHATRAPUR 
| Viilage : Arjyapalli 
110 Private Bagayat 3 0 .0654 

Kobila Endu Swamy S /O - K 

Ranganikula Swamy 
111 Government Patita 

0 .4 

government 
111 / 1609 Private Gharabari 0 .0703 

Kobila Endu Swamy S /O - K 

Ranganikula Swamy 
113 Private industries 

IRE Pvt Ltd 
( Industries ) 
115 Private Bagayat2 0 .937 

Biswanath Patro S / O Baini Patro 
6 115 / 1504 Private 

RAILWAY 0 . 1719 

IRE Pvt Ltd 
7 140 Government Gramakantha 0 .0415 

Government 
8 141 Government Gochar 

0 . 1457 

Government 
9 142 | Government Patita 

0 .0813 

rnment 
10 556 | Government Patita 

0 .076 

Government 
| 556 / 2405 Private Gharabari 0 .0057 

Sanapalli Laksmi W / O S Sahadev 
556 / 1538 Private Gharabari 0 .0043 

Sanapalli Parvati W /O S Narayan 
13 556 / 1539 

Private Gharabari 0 .0111 

Govinda Karidu S / O G Rameya 
14 556 / 1556 

Private Gharabari 0 .0112 

Anka Bhimudu S / O A Chenneya 
556 / 1557 Private Gharabari 0 .0108 

Anka Chandreya S / O A Malesu 
556 / 19 Private Gharabari 0 .0112 

Anka Bhimudu S / O A Chenneya 
17 144 Government Gramakantha | 0 .0281 

Government 
18 143 Government Patita 

0 .0338 

Government 
19 146 | Government Gramakantha 0 .0569 

Government 
147 Government Basti jogyo 0 .0732 

Government 
21 147 / 1659 

Private Gharabari 0 .0061 

Parbati Sahu W / O Iswar Sahu 
Government Road 

0 .0404 

PWD 
23 158 

Private Gharabari | 0 .0111 

Government 


2 


556 / 1 


| 159 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


24 


158 / 1494 
158 / 1496 
158 / 1495 


Private 
Private 
Private 


Gharabari 
Gharabari 
Gharabari 


0 .0022 
0 .0123 
0 .0122 


Subasha Ch Panda S /O Narasingha 
Rama Krishna Patanaik S /O Khalli 
Kabita Agrawal D / O Ramaswarup 
Agrawal 


26 


| 


27 


29 


Viilage : Matikhala 
535 

Private 
535 / 825 

Private 
530 / 824 

Private 
620 / 831 

Private 
621 

Private 
622 

Private 


Industries 
Industries 
Industries 
Industries 
Industries 
Industries 
TOTAL 


0 .0044 
0 .0533 
0 .4131 

0 .4501 
| 0 . 1143 

0 . 1781 
3 . 7762 


| IRE Pvt Ltd 
IRE Pvt Ltd 
IRE Pvt Ltd 
IRE Pvt Ltd 
IRE Pvt Ltd 
| IRE Pvt Ltd 


31 
32 


[F . No. RW /NH / 12014 /Odisha (2 )/14 - S & R ( B )Pt. I/3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 

M O K 
ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .07. 18 
15 :41: 11 + 05 30 


